शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 /2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 -2001 . ” 


GOOD 


सत्यमेव जयते 


KNO 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 427 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 - आश्विन 25, शक 1940 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 2 -8 /2013 / नौ / 55 - तीन . - राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 
“ छत्तीसगढ़ आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ( आयुर्वेद वाचस्पति - एम . डी . आयुर्वेद / आयुर्वेद धन्वन्तरि -एम. एस.) प्रवेश परीक्षा नियम 2013 में निम्नलिखित 
संशोधन करता है, अर्थात् : 


प्रस्तावित संशोधन 


उक्त नियम में , 

नियम ( 4) के उपनियम 4.1 के पश्चात् “4.1 ( क ) श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश अनुसार 
होगा. ” जोड़ा जाता है. 


नियम ( 6) के उपनियम 6.2 एवं 6.3 में “ छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय " के स्थान पर “ पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य 
विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय ” प्रतिस्थापित किया जाता है. 


नियम ( 12) के पश्चात् “12.1 प्रवेश के पश्चात् बिना किसी ठोस आधार (यथा गम्भीर बीमारी / दुर्घटना) एवं तत्सम्बंधी लिखित सूचना के बिना 
लगातार तीन माह तक अनुपस्थित रहने पर तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा गैर कानूनी गतिविधियों में 
संलिप्तता प्रमाणित होने पर संस्था प्रमुख द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा. ऐसी स्थिति में नियम 11.3 तथा 11.4 लागू होंगे. " जोड़ा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

___ कार्तिकेया गोयल , उप - सचिव . 


853 


संचालक मद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018 


